गायब नयने 


RANA. 


-VT 


HARYAN 


Haryana Government Gazette 

EXTRAORDINARY 
Published by Authority 


© Govt . of Haryana 
No . 106 - 2018/ Ext. ] CHANDIGARH, TUESDAY , JUNE 26, 2018 ( ASADHA 5 , 1940 SAKA) 

हरियाणा सरकार 
उद्योग तथा वाणिज्य विभाग 

___ अधिसूचना 

दिनांक 26 जून , 2018 
संख्या 7 / 3 / 2018 – 2 आई0बी0 - 1. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा उद्योग तथा वाणिज्य विभाग (ग्रुप घ ) राज्य सेवा नियम , 2015 को आगे 
संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 
1. ये नियम हरियाणा उद्योग तथा वाणिज्य विभाग ( ग्रुप घ ) राज्य सेवा ( संशोधन ) नियम , 2018, कहे जा सकते हैं । 
2. हरियाणा उद्योग तथा वाणिज्य विभाग ( ग्रुप घ ) राज्य सेवा नियम , 2015 (जिन्हें , इसमें , इसके बाद , उक्त नियम कहा 
गया है) में , नियम 5 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् : 
" 5 सीधी भर्ती द्वारा नियक्त किए जाने वाले उम्मीदवारों की न्यनतम और अधिकतम आय सीमा ऐसी होगी जो 

हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्ते ) अधिनियम, 2018 की धारा 6 में विहित है । 
3. उक्त नियमों में , परिशिष्ट ख, ग , तथा घ के स्थान पर, निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किये जायेंगे, अर्थात् : 

__ परिशिष्ट ख 

( देखिये नियम 7 ) 
क्रम पदनाम 

सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए 
संख्या अनुभव, यदि कोई हो 

शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो 


2 
क . मुख्यालय 
सेवादार 


हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की । हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की 
शर्ते) अधिनियम, 2018, की प्रथम अनुसूची में | शर्ते) अधिनियम , 2018, की प्रथम अनुसूची में 
यथा विनिर्दिष्ट । 

यथा विनिर्दिष्ट 
हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की | हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की 
शर्ते ) अधिनियम, 2018, की प्रथम अनुसूची में शर्ते ) अधिनियम, 2018, की प्रथम अनुसूची में 
यथा विनिर्दिष्ट । 

यथा विनिर्दिष्ट 


चौकीदार 


(2151 ) 


2152 


HARYANA GOVT.GAZ . (EXTRA .), JUNE 26 , 2018 (ASAR . 5 , 1940 SAKA) 


1. 


2 . 


सफाईकर्मी हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की | हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की 

शर्ते ) अधिनियम, 2018, की प्रथम अनुसूची में | शर्ते ) अधिनियम , 2018, की प्रथम अनुसूची में 
यथा विनिर्दिष्ट 

यथा विनिर्दिष्ट 
ख. जिला उद्योग केन्द्र 
सेवादार 

हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की । हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की 
शर्ते) अधिनियम , 2018, की प्रथम अनुसूची में शर्ते ) अधिनियम , 2018, की प्रथम अनुसूची में 
यथा विनिर्दिष्ट । 

यथा विनिर्दिष्ट 
चौकीदार हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की | हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की 

शर्ते) अधिनियम , 2018, की प्रथम अनुसूची में शर्ते) अधिनियम, 2018, की प्रथम अनुसूची में 
यथा विनिर्दिष्ट । 

यथा विनिर्दिष्ट 
सफाईकर्मी हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की ।| हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की 

शर्ते ) अधिनियम , 2018, की प्रथम अनुसूची | शर्ते ) अधिनियम, 2018, की प्रथम अनुसूची में 
में यथा विनिर्दिष्ट । 

यथा विनिर्दिष्ट 
ग. बायलर संगठन 
सेवादार | हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की । हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की 

शर्ते ) अधिनियम, 2018, की प्रथम अनसची | शर्ते ) अधिनियम , 2018, की प्रथम अनुसूची में 
में यथा विनिर्दिष्ट । 

यथा विनिर्दिष्ट 
चौकीदार हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की । हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की 

शर्ते) अधिनियम, 2018, की प्रथम अनुसूची में शर्ते ) अधिनियम, 2018, की प्रथम अनुसूची में 
यथा विनिर्दिष्ट । 

यथा विनिर्दिष्ट । 


घ. गुण मार्किंग / उष्मा उपचार तथा औद्योगिक विकास केन्द्र 
सेवादार 

हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की | हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी ( भर्ती तथा सेवा की 
शर्ते ) अधिनियम, 2018, की प्रथम अनुसूची में | शर्ते ) अधिनियम, 2018, की प्रथम अनुसूची में 
यथा विनिर्दिष्ट । 

यथा विनिर्दिष्ट 
प्रयोगशाला ब्वाय हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की 

शर्ते ) अधिनियम , 2018, की प्रथम अनुसूची में । | शर्ते ) अधिनियम , 2018, की प्रथम अनुसूची में 
यथा विनिर्दिष्ट । 

यथा विनिर्दिष्ट 
हैल्पर 

हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की 
शर्ते ) अधिनियम, 2018, की प्रथम अनुसूची में शर्ते) अधिनियम, 2018, की प्रथम अनुसूची में 
यथा विनिर्दिष्ट । 

यथा विनिर्दिष्ट 
परिशिष्ट ग 

दिखिये नियम 14 (1) } 
पदनाम नियुक्ति 

शास्ति का स्वरूप शास्ति लगाने के लिए अपील प्राधिकारी 
प्राधिकारी 

सशक्त प्राधिकारी 
क . मुख्यालय 
सेवादार महानिदेशक (i) लघु शास्तियाँ ( क ) अपर निदेशक / संयुक्त महानिदेशक / निदेशक 
चौकीदार 

हरियाणा सिविल निदेशक ( प्रशा0 ) 
सफाईकर्मी निदेशक 

सेवा ( दण्ड तथा मुख्यालय । 
अपील) नियम , 2016 

में यथा विनिर्दिष्ट ; 
(ii) बड़ी शास्तियाँ 

सरकार 
हरियाणा सिविल महानिदेशक / निदेशक 
सेवा ( दण्ड तथा 
अपील ) नियम , 2016 
में यथा विनिर्दिष्ट ; 


क्रम 
संख्या 


|-तल 


HARYANA GOVT . GAZ . ( EXTRA. ), JUNE 26 , 2018 ( ASAR. 5 , 1940 SAKA ) 


2153 


- 


या 


ख . जिला उद्योग केन्द्र 
सेवादार महानिदेशक / (i) लघु शास्तियाँ – ( ख ) संयुक्त निदेशक / महानिदेशक / निदेशक 
चौकीदार निदेशक हरियाणा सिविल उप निदेशक 

(जिला उद्योग केन्द्र ) 
सफाईकर्मी 

सेवा ( दण्ड तथा 
अपील) नियम , 2016 

में यथा विनिर्दिष्ट ; 
(ii) बड़ी शास्तियाँ महानिदेशक / निदेशक 

सरकार 
हरियाणा सिविल 
सेवा ( दण्ड तथा 
अपील ) नियम , 2016 

में यथा विनिर्दिष्ट ; 
ग. बायलर संगठन 
सेवादार | महानिदेशक / (i) लघु शास्तियाँ - ( ग ) संयुक्त निदेशक - कम - महानिदेशक / निदेशक 
चौकीदार निदेशक 

हरियाणा सिविल मुख्य निरीक्षक बायलर 
सेवा ( दण्ड तथा ( बायलर संगठन ) 
अपील) नियम, 2016 

में यथा विनिर्दिष्ट; 
( ii ) बड़ी शास्तियाँ महानिदेशक / निदेशक 

सरकार 
हरियाणा सिविल 
सेवा ( दण्ड तथा 
अपील ) नियम , 2016 

में यथा विनिर्दिष्ट ; 
घ. गुण मार्किंग / उष्मा 

उपचार तथा औद्योगिक 

विकास केन्द्र 
सेवादार | महानिदेशक / (i) लघु शास्तियाँ - ( घ ) संयुक्त निदेशक / महानिदेशक / निदेशक 
प्रयोगशाला निदेशक 

हरियाणा सिविल उप निदेशक / 
ब्वाय 

सेवा ( दण्ड तथा गुण मार्किंग / 
हैल्पर 

अपील ) नियम , 2016 उष्मा उपचार तथा 

में यथा विनिर्दिष्ट औद्योगिक विकास केन्द्र ) 
( ii ) बड़ी शास्तियाँ महानिदेशक / निदेशक 

सरकार 
हरियाणा सिविल 
सेवा (दण्ड तथा 
अपील) नियम, 2016 
में यथा विनिर्दिष्ट । 

परिशिष्ट घ 

देिखिये नियम 14 ( 2) 
पदनाम आदेश का स्वरूप 

आदेश करने के लिए | अपील प्राधिकारी 

सशक्त प्राधिकारी 
क . मुख्यालय 
सेवादार (i) पेंशन को शासित करने वाले नियमों के अधीन । महानिदेशक / निदेशक | सरकार 
चौकीदार 

उसे अनुज्ञेय अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी 
सफाईकर्मी 

करना या रोकना तथा 
(ii) सेवा के किसी सदस्य की अधिवार्षिता के लिये 

नियत आयु का होने से अन्यथा नियुक्ति की 
समाप्ति । 


oNa 


क्रम 


संख्या 


2154 


HARYANA GOVT.GAZ . (EXTRA .), JUNE 26 , 2018 (ASAR . 5 , 1940 SAKA) 


| ख. जिला उद्योग केन्द्र 
सेवादार |(i) पेंशन को शासित करने वाले नियमों के अधीन । महानिदेशक / निदेशक । सरकार 
चौकीदार उसे अनुज्ञेय अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी 
सफाईकर्मी करना या रोकना तथा 

(ii ) सेवा के किसी सदस्य की अधिवार्षिता के लिये 

नियत आयु का होने से अन्यथा नियुक्ति की 

समाप्ति । 
ग . बायलर संगठन 
सेवादार (i) पेंशन को शासित करने वाले नियमों के अधीन | महानिदेशक / निदेशक | सरकार 
चौकीदार उसे अनुज्ञेय अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी 

करना या रोकना तथा 
( ii) सेवा के किसी सदस्य की अधिवार्षिता के लिये 

नियत आयु का होने से अन्यथा नियुक्ति की 

समाप्ति । 
घ. गुण मार्किंग / उष्मा उपचार तथा औद्योगिक विकास केन्द्र 
सेवादार ( ) पेंशन को शासित करने वाले नियमों के अधीन । महानिदेशक / निदेशक | सरकार 
प्रयोगशाला उसे अनुज्ञेय अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी 
ब्वाय 

करना या रोकना तथा 
हैल्पर ( ii) सेवा के किसी सदस्य की अधिवार्षिता के लिये 

नियत आयु का होने से अन्यथा नियुक्ति की 
समाप्ति । 


देवेन्द्र सिंह , 
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार 

उद्योग तथा वाणिज्य विभाग । 


HARYANA GOVERNMENT 
INDUSTRIES AND COMMERCE DEPARTMENT 

Notification 

___ The 26th June, 2018 
No. 7/ 3 / 2018- 2IB- 1. - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of 
India , the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Industries & 
Commerce Department (Group D ) State Service Rules, 2015, namely: 
1. These rules may be called the Haryana Industries & Commerce Department (Group D ) State Service 
(Amendment) Rules, 2018 . 
2. In the HaryanaIndustries & Commerce Department ( Group - D ) State Service Rules , 2015 ( hereinafter called 
the said rules) for rule 5 , the following shall be substituted , namely : 
___ “5 . As specified in section 6 of the Haryana Group D Employees ( Recruitment and conditions of service ) 

Act , 2018 ( 5 of 2018). 
3. Inthe said rules, for Appendices B, C and D, the following appendices shall be substituted, namely : 

Appendix B 

[ ( See rule 7)] 
Description of Academic Qualification and 

Academic Qualifications, experience , 
| No . posts experience for direct recruitment if any, for appointment other than by 

direct recruitment 
2 

4 
A . Headquarter 
Peon 

As specified in the Haryana Group D As specified in the Haryana Group D 
Employees ( Recruitment and 

Employees (Recruitment and 
Conditions of Service ) Act, 2018 

Conditions of Service ) Act, 2018 


| Sr. 


HARYANA GOVT. GAZ . (EXTRA.), JUNE 26 , 2018 ( ASAR . 5 , 1940 SAKA ) 


2155 


B . 


C . 


D . 


2 
Chowkidar 

As specified in the Haryana Group D As specified in the Haryana Group D 
Employees ( Recruitment and 

Employees (Recruitment and Conditions 
Conditions of Service ) Act, 2018 of Service) Act, 2018 
Sweeper 

As specified in the Haryana Group D As specified in the Haryana Group D 
Employees ( Recruitment and 

Employees (Recruitment and Conditions 
Conditions of Service ) Act, 2018 

of Service ) Act, 2018 
District Industries Centre 
Peon 

As specified in the Haryana Group D As specified in the Haryana Group D 
Employees ( Recruitment and 

Employees( Recruitment and Conditions 
Conditions of Service ) Act, 2018 of Service ) Act, 2018 
Chowkidar 

As specified in the Haryana Group D As specified in the Haryana Group D 
Employees ( Recruitment and 

Employees (Recruitment and Conditions 
Conditions of Service) Act, 2018 of Service ) Act , 2018 
Sweeper 

As specified in the Haryana Group D As specified in the Haryana Group D 
Employees ( Recruitment and 

Employees(Recruitment and Conditions 
Conditions of Service ) Act, 2018 of Service ) Act, 2018 
Boiler Organisation 
Peon 

As specified in the Haryana Group D As specified in the Haryana Group D 
Employees ( Recruitment and 

Employees (Recruitment and Conditions 
Conditions of Service ) Act, 2018 

of Service ) Act, 2018 
Chowkidar 

As specified in the Haryana Group D As specified in the Haryana Group D 
Employees ( Recruitment and 

Employees(Recruitment and Conditions 
Conditions of Service ) Act, 2018 of Service ) Act, 2018 
Quality Marking, Heat Treatment & Industrial Development Centres 
Peon 

As specified in the Haryana Group D As specified in the Haryana Group D 
Employees ( Recruitment and 

Employees(Recruitment and Conditions 
Conditions of Service ) Act, 2018 of Service ) Act, 2018 
Laboratory Boy As specified in the Haryana Group D As specified in the Haryana Group D 
Employees ( Recruitment and 

Employees(Recruitment and Conditions 
Conditions of Service ) Act, 2018 of Service ) Act, 2018 
Helper 

As specified in the Haryana Group D As specified in the Haryana Group D 
Employees ( Recruitment and 

Employees (Recruitment and Conditions 
Conditions of Service) Act , 2018 of Service ) Act, 2018 

Appendix C 

[ See rule 14 (1)] 
Designation of Appointing Nature of Penalty 

Authority 

Appellate 
the posts Authority 

empowered to make Authority 

the order 
3 4 

6 
A . Headquarter 
Peon Director Minor Penalties Additional 

Director 
General/ As specified in the Director/Joint 

General/ 
Director 

Haryana Civil services Director ( Admn.) Director 
(Punishment and (HQ ). 

Appeal) Rules, 2016 . 
II . Major Penalties Director General/ Government 

As specifies in the Director. 
Haryana Civil services 
(Punishment and 
Appeal) Rules, 2016 . 


Sr . 


2156 


HARYANA GOVT. GAZ . (EXTRA .), JUNE 26 , 2018 (ASAR . 5 , 1940 SAKA ) 


Director 
General/ 
Director 


Government 


B . District Industries Centre 
Peon 

Director | 1. Minor Penalties Joint Director / 
General/ 

As specified in the Dy. Director (DIC ) 
Director 

Haryana Civil services 
( Punishment and 

Appeal) Rules, 2016 . 
II. Major Penalties Director General/ 
As specifies in the 

Director 
Haryana Civil services 
(Punishment and 

Appeal) Rules, 2016 . 
C . Boiler Organization 
Peon 

Director I. Minor Penalties Joint Director - cum 
General/ As specified in the 

Chief Inspector of 
Director Haryana Civil services 

Boiler( Boiler 
( Punishment and 

Organization ) 
Appeal) Rules, 2016 . 
II. Major Penalties Director General/ 
As specifies in the 

Director 
Haryana Civil services 
(Punishment and 

Appeal) Rules, 2016 . 
D . Quality Marking, Heat Treatment & Industrial Development Centres 


Director 
General/ 
Director 


Government 


1 


Peon 


Director 
General/ 
Director 


1. Minor Penalties 

As specified in the 
Haryana Civil services 
(Punishment and 
Appeal) Rules, 2016 . 


I Director 
General/ 
Director 


Joint Director/ Dy. 
Director Quality 
Marking Centre, Heat 
Treatment and 
Industrial 
Development Centre ) 
for field offices. 
Director General / 
Director 


Government 


II . Major Penalties 

As specifies in the 
Haryana Civil services 
(Punishment and 
Appeal) Rules , 2016 . 


Nature of Penalty 


Sr. 
No. 


Appendix D 
[ (See rule 14 (2)] 

Authority empowered to 
make the order 

4 . 


Designation of 
the posts 

2 


Appellate Authority 


| A . 


Headquarter 


Peon 


DirectorGeneral/ Director 


Government 


Reducing or 
withholding the amount 
of ordinary / additional 
pension admissible 
under the rules 
governing pension ; 


HARYANA GOVT. GAZ . (EXTRA .), JUNE 26 , 2018 ( ASAR . 5, 1940 SAKA ) 


2157 


B . 
1 


Government 


C . 


1 


Government 


4 
( ii ) Terminating the 

appointment of member 
of the service otherwise 
than on his attaining the 
age fixed for 

superannuation . 
District Industries Centre 
Peon 

Reducing or withholding Director General/ Director 
the amount of ordinary / 
additional pension 
admissible under the 
rules governing pension ; 
Terminating the 
appointment ofmember 
of the service otherwise 
than on his attaining the 
age fixed for 

superannuation . 
Boiler Organisation 
Peon 

(i) Reducing or withholding Director General/ Director 

the amount of ordinary / 
additional pension 
admissible under the 

rules governing pension ; 
( ii) Terminating the 

appointment ofmember 
of the service otherwise 
than on his attaining the 
age fixed for 

superannuation . 
Quality Marking, Heat Treatment & Industrial Development Centres 
Peon ( i) Reducing or withholding Director General/ Director 

the amount of ordinary / 
additional pension 
admissible under the 

rules governing pension ; 
( ii) Terminating the 

appointment of member 
of the service otherwise 
than on his attaining the 
age fixed for 
superannuation . 


D . 


Government 


DEVENDER SINGH , 
Additional Chief Secretary to Government of Haryana , 

Industries and Commerce Department. 


56352 — C . S . - H .G .P ., Chd . 


